रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


myma 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


भारत का राजपत्र 


सत्यमेव जयते 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 — उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 — Sub - section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 1069 ] 
No. 1069 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार , मई 3 , 2016 / वैशाख 13 , 1938 
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 3, 2016 /VAISAKHA 13, 1938 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 


। ( वाणिज्य विभाग ) 


( विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 3 मई, 2016 

सं. 06 / 2015 - 2020 
विषय :- विदेश व्यापार नीति , 2015- 2020 के पैरा 5.04( ज ) में संशोधन । 

__ का . आ . 1627 ( अ ). - विदेश व्यापार नीति , 2015-2020 के पैरा 1. 02 के साथ पठित यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं 
विनियमन ) अधिनियम , 1992 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा विदेश व्यापार नीति ( एफटीपी ) 
2015 - 2020 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती हैं : 

वर्तमान में विदेश व्यापार नीति , 2015 - 2020 का पैरा 5.04 ( ज ) इस प्रकार है : 
" 5.04 निर्यात दायित्व (ईओ ) 

( ज ) परिशिष्ट 3ड़ में यथा अधिसूचित ऐसी सेवाओं के लिए रुपयों में प्राप्त की गई अदायगी ईपीसीजी स्कीम के तहत निर्यात दायित्व 
की विमुक्ति के लिए मानी जाएगी । " 

संशोधन के बाद विदेश व्यापार नीति , 2015- 2020 का पैरा 5.04( ज ) को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा : 
"5.04 निर्यात दायित्व ( ईओ ) 

( ज ) परिशिष्ट 5घ में यथा अधिसूचित ऐसी सेवाओं के लिए रुपयों में प्राप्त की गई अदायगी ईपीसीजी स्कीम के तहत निर्यात दायित्व 
की विमुक्ति के लिए मानी जाएगी । " 

इस अधिसूचना का प्रभाव : एक नया परिशिष्ट 5घ अधिसूचित किया जा रहा है जिसमें उन सेवाओं , जिनकी अदायगी रुपये में 
प्राप्त होती है और जिसकी गणना ईपीसीजी स्कीम के तहत निर्यात दायित्व को पूरा करने हेतु की जाती है , की सूची दी गई है । 

[ फा . सं. 18/110/एएम 16/पीसी -5 ] 

अनूप वधावन , महानिदेशक , विदेश व्यापार 
2200 GI/ 2016 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II — SEC. 3 ( ii )] 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 


(Departmentof Commerce ) 


(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE ) 


NOTIFICATION 
New Delhi,the 3rd May, 2016 


No. 06 /2015 -2020 


Subject: Amendment in Para 5.04 (h ) of FTP 2015-2020 

S. O . 1627 (E ). — In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and 
Regulation ) Act, 1992, as amended , read with Para 1. 02 of the Foreign Trade Policy , 2015 - 2020 , the Central Government 
hereby makes the following amendments in the Foreign Trade Policy (FTP ) 2015 - 2020 with immediate effect: 

Presently, Para 5.04 (h ) of FTP 2015- 20 reads as under : 
“ 5 .04 Export Obligation (EO ) 

(h ) Payment received in rupee terms for such Services as notified in Appendix 3E shall also be counted 
towards discharge of export obligation under the EPCG scheme.” 

After amendment the amended Para 5 .04 (h ) of FTP 2015 - 2020 shall read as under : 


“ 5.04 Export Obligation (EO ) 

(h ) Payment received in rupee terms for such Services as notified in Appendix 5D shall also be counted 
towards discharge of export obligation under the EPCG scheme.” 

Effect of this Notification : A new Appendix 5D is being notified containing list of services , payments for 
which are received in Rupee terms and which are to be counted for fulfilment of Export Obligation under EPCG 
scheme. 

[ F. No . 18 /110/ AM -16 /PC -5 ] 
ANUP WADHAWAN , Director General of Foreign Trade 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


